रजिस्ट्री सं० डी . 222 


R 


. . 


RULES 


. 


" . 


OIL 


भारतको राजपत्र 


मन्यमेव जयते 


The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


सं० 19 ]] 
No . 19 ] 


नई दिल्ली, शनिवार , दिसम्बर 7 , 1968 ( अग्रहायण 16, 1890 ) 
NEW DELHI , SATURDAY, DECEMBER 7 , 1968 ( AGRAHAYANA 16 , 1890) 


इस भाग में मिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
(Separate paging is given to this part in order that it may be filled as a separate compilation ) 


भाग I - - खण्ड 3 


PART I - SECTION 3 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये विधिक नियमों , विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions issued by 

the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 
नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 196583 

संकल्प 
मं0 309 2, दिनाक 16 नवम्बर 1968 ---- राष्ट्रपति महोदय 
सहर्ष आदेश देते हैं कि बिहार राज्य में प्रादेणिक सेना के विकास 
मम्बन्धी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने के लिये एक राज्य 
मलाहकार समिति पुनर्गठित की जाये । 

2. समिति में निम्नलिखित होगे - -- 
सभापति 
बिहार राज्य के गवनर । 
उपसभापति 
सलाहकार , राजनीतिक (विशेष ) विभाग । 

सरकारी सवस्य 
1 . मुख्य सचिव 
2 मिविल रक्षा आयुक्त 
3 विकास आयुक्त 
4 सचिव, राजनीतिक (विशेष ) विभाग) 
, सचिव , लोक निर्माण विभाग 
७. सचिव , श्रम तथा रोजगार विभाग 
- इन्स्पेक्टर जनरल पोलिस तथा कमान्डेंट जनरल होम गार्ड 
8. डिवीजनल अधीक्षक , पूर्वी रेलवे, मालदा , कलकत्ता 
9. उप -जनरल प्रबन्धक , उत्तर-पूर्व रेलवे, गोरखपुर 
353QI/ 68 


10 कमाण्डर , बिहार तथा उडीसा ( इन्डिपेन्डेन्ट ) सब - एरिया , 

दीनापुर कैट पटना । 
11. कमाण्डर , टी० ए० ग्रुप हैंडक्वार्टर्स , केन्द्रीय कमान । 

गैर - सरकारी सदस्य 
1 . अध्यक्ष, बिहार चैम्बर आफ कामस 
2. अध्यक्ष, हैवी इंजीनियरग कारपोरेशन या उनका प्रतिनिधि 
3. स्थानिक निदेशक टिस्को, जमशेदपुर 
६. सचिव, रोहतास इण्डस्ट्रीज , डालमिया नगर 
5. श्री राम नरायन शर्मा ( आई० एन० टी० यू ० सी० ). धनवाद 
6. श्री मिथिलेश कुमार ( एच० एम० एस० ) 
7. श्री राम रतन रोय ( ए० टी० यू ० एस० ) 
8 सचिव, स्टेट सोल्जर्स बोर्ड । 


सचिव 
जी० एम० ओ० 2, टी० ए० ग्रुप हैडक्वाटर्स , केन्द्रीय व.मान । 

3. ममिति के गैर- सरकारी सदस्यो की नियक्ति कार्यकाल 
दो वर्ष हैं । 

4. समिति के ये कार्य होगे :--- 
( 1 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती को प्रोत्साहन देना ; और 
( 2 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती, विकास तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी 

किसी भी स्थानीय समस्या पर विचार करना । 


(83 ) 


84 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 7, 1968 (AGRAHAYANA 16, 1890) 


(Part 1 - SEC. 


7. यह आदेश भी जारी किया जाता है कि इस संकल्प को 
भारतीय राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये । 


5. बैठकों में भाग लेने के लिये गैर- सरकारी सदस्यों की समय 
समय पर संशोधित वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ06 
( 26 ) -50 - IV / 59 fantah 5 fra 1960 arst Faria 
दर पर यात्रा- भत्ता तथा दैनिक भत्ते की अदायगी की जायेगी । 

मावेश 
6. आदेश जारी किया जाता है कि सेना अध्यक्ष, वित्त सलाह 
कार, वित्त मंत्रालय ( प्रतिरक्षा ) और मुख्य सचिव, बिहार को 
उपर्युक्त से सूचित कर दिया जाये । 


8 . gforcat pja194 ft FEAT 2523, fantasi 
30 - 9- 1966, 67 8- 10- 1966 # rea i 99€ TT I 
खण्ड 3 में प्रकाशित हुआ था , एतद्वारा निरसित किया जाता 


के० आर० मालिगा, उप सचिव 


MINISTRY OF DEFENCE 

RESOLUTION 
No. 3092 , dated 16th Nov , 1968. – To adviso the Govern 
ment of India on matters relating to tho development of 
Territorial Army in the State of Bihar, the President has 
been pleased to direct that the Stato Advisory Committeo 
for the Territorial Army be reconstituted , 

2 . The Committee shall consist of - 
Chairman : 

The Governor of State of Bihar . 
Vice -Chairman : 

Advisor, Political ( Special Department) . 
Official Members : 

1. Chief Secretary . 
2 . Civil Defence Conimissioner. 
3. Development Commissioner , 
4 . Secretary, Political (Special) Department. 
5 . Secretary, P . W . D . 
6 . Secretary, Labour & Employment Department. 
7 . IG , of Police & Commandant General of Homo Guards. 
8. Divisional Superintendent. Eastern Rallway, Sealdah , 

Calcutta . 
9 . Dy. General Manager, North Eastern Railway Gorakh 

pur . 
10 . Commander, Bihar & Orissa (Indep .) Sub -Aroa , Dina 

porc Cantt., Patna . 
11. Commander , Territorial Army Group Headquarters , 

Central Command . 
Non -Official Members : 

1. President, Bihar Chanber of Commerco. 
2 . Chairman , H . E .C . or his representative . 
3 . Resident Director, Tisco , Jamshedplir . 


4 . Secretary , Rohtas Industries , Dalmianagar, 
5 . Shri Ram Narain Sharma ( INTUC ), Dhanbad , 
6 . Shri Mithelesh Kumar (HMS ) . 
7 . Shri Ram Ratan Roy ( ATUS ) . 

8 . Secretary, State Soldiers Board . 
Secretary : 
GSO 2 , Territorial Army Group Headquarters, Central 

Command. 
3 . The tonure of appointment of hon -official members of 
tho Committee is two years . 

4 . Tho functions of the Committee will be (i ) to encourage 
recruitment to the Territorial Army and (ii ) to consider any 
local problem relating to recruitment, developnient and train 
ing of thc Territorial Army. 

5. The non - offlcial members will be paid travelling allow 
ance and daily allowance for attending the meetings at the 
Tatey sanctioned in the Ministry of Finance Office Memoran 
dum No. F . 6 ( 26 ) / E . IV / 59 , dated the 5th September, 1960 , AS 
amended from time to time, 

ORDER 
6 . ORDERED that the foregoing be conimunicated to the 
Chicf of the Army Staff , Financial Adviser, Ministry of 
Finance ( Defence ) and the Chief Secretary to the Govern 
ment of Bihar . 

7 . Ministry of Defence Notification No. 2523, dated 
30 - 9 - 1966 , published in the Gazetto of India Part I, Section 3 , 
duted the 8th October, 1966 is hereby cancelled . 

8 . ORDERED that the Resolution be published in the Gazetre 
of India . 

K . R . BALIGA, Dy. Secy . 


PRINTED BY THE MANAGER , COVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968 


